: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

6 भाद्र , 1937 ( श०) 
संख्या 637 राँची , शुक्रवार 

28 अगस्त , 2 0 15 ( ई०) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

28 अगस्त , 20 15 
संख्या-9/ आरोप - 33 / 2 0 15 - 4 175 | रा०, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह , माननीय मंत्री, स्वास्थ्य 
चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन आप्त सचिव , सम्प्रति सहायक बंदोबस्त 
पदाधिकारी ( राजस्व) एवं डॉ प्रदीप पांडेय , जिला आर०सी०एच० पदाधिकारी, गुमला के बीच अनुचित 
कार्य के बदले पैसे के लेन- देन की बातचीत की खबर समाचार पत्र " दैनिक भास्कर " के दिनांक 19 
जुलाई, 15 के अंक में प्रकाशित हुई थी । बातचीत के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि 
श्री सिंह ने सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम- 3 का उल्लंघन किया है तथा 
भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम , 19 8 8 की धारा- 10 के तहत् अपराध किया है । 
2 . अतः श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है । 
3 . श्री सिंह को निलंबन की अवधि में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -96 में उल्लिखित 

दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


__ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 28 अगस्त , 2015 


4 . निलंबन की अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय दुमका बंदोबस्त कार्यालय निर्धारित किया 
जाता है । 
5 . विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा । 
6 . निलंबन प्रस्ताव में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रेमण्ड केरकेट्टा, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 63 7 -- 50 । 


